निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आश्विन 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1101 ) पटना, बुधवार , 30 सितम्बर 2015 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग 


- - 


अधिसूचना 
9 सितम्बर 2015 


सं0 के0 / कारा / रा0प0 - 15 / 08 - 5431 — सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या - 5063 / 2015 श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता एवं 
अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18.08.2015 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के 
क्रियान्वयन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक - 13263 दिनांक 04.09.2015 के द्वारा गृह विभाग के 
अधीन कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय के अन्तर्गत दिनांक 05. 08. 2014 को बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर 
आहूत प्रोन्नत्ति समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के अनुसार प्रोन्नत्ति की कार्रवाई करने में इस शर्त के साथ अपनी 
सहमति प्रदान की गयी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय , दिल्ली में दायर किये गये / किये जाने वाले एस०एल०पी० 
संख्या -............./ 2015, बिहार सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय के 
फलाफल से यह प्रोन्नत्ति प्रभावित होगी । 

2. उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग में दिनांक 05.08.2014 को आयोजित विभागीय प्रोन्नत्ति 
समिति की बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुशंसा के आधार पर निम्नाकित उपाधीक्षकों को बिहार कारा सेवा के 
काराधीक्षक ( बेसिक ग्रेड) के पद पर पे बैण्ड - 2, 9300 - 34800, ग्रेड पे 4800 / - में अधिसूचना निर्गत की तिथि से 
नियमित प्रोन्नत्ति दी जाती है : 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 सितम्बर 2015 
उपाधीक्षक का नाम 

वर्तमान पदस्थापन 


क्र० 


2 


श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 
श्री नन्द किशोर रजक 


मंडल कारा, बाँका 
उपकारा, पटना सिटी 


श्री राम चन्द्र महतो 


मंडल कारा, जहानाबाद 


मंडल कारा, हाजीपुर 


मंडल कारा, आरा 


श्री मनोज कुमार सिन्हा 
| श्री विनोद कुमार सिंह 
श्री सुरेश चौधरी 
श्री रामाधार सिंह 
श्री कृपाशंकर पाण्डेय 
श्री रमेश प्रसाद 


मंडल कारा , सुपौल 
मंडल कारा , शिवहर 
मंडल कारा, किशनगंज 
मंडल कारा, बेतिया 


8 


3. उपरोक्त सूची के क्रमांक - 2 में अंकित श्री नन्द किशोर रजक को छोड़कर शेष सभी उपाधीक्षक / प्रभारी 
अधीक्षक , अधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नत्ति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदस्थापित कारा में अधीक्षक के पद पर 
प्रभार ग्रहण करेंगे । श्री रजक के पदस्थापन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा । 

___ 4. नव प्रोन्नत्त अधीक्षकों को प्रोन्नत्त पद का आर्थिक लाभ अधिसूचना निर्गत के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की 
तिथि से देय होगा । 

5. श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता को उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नत्ति की तिथि से प्रोन्नत्ति देय होगी और प्रोन्नत्त 
पद का आर्थिक लाभ वित्त विभाग के सहमति के पश्चात् देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1101 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


